निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( संo पटना 1052 ) पटना , मंगलवार , 13 दिसम्बर 2016 


सं0 08 / आरोप - 01 - 124 / 2014, सा०प्र० - 10900 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


10 अगस्त 2016 
श्री प्रभात शर्मा, बि०प्र०से० , कोटि क्रमांक - 284 / 11, तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा 
आयोग , पटना ( सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा सरकार के आदेश की अवहेलना 
करने का आरोप प्रतिवेदित हुआ । 

2. इस क्रम में विभागीय पत्रांक - 8111, दिनांक 16.06. 2014 एवं स्मार पत्रांक - 16836, दिनांक 08.12. 2014 द्वारा 
श्री शर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अप्राप्त रहा । मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बिहार पेंशन 
नियमावली - 1950 के नियम –43 ( बी० ) के तहत श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2259, दिनांक 10. 02.2015 
द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया 
गया एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

___ 3. विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी ने सुनवाई की निर्धारित तिथियों पर आरोपित 
पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने की सूचना देते हुए विभागीय स्तर से उन्हें सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निदेश देने का 
अनुरोध किया गया । इस क्रम में विभागीय पत्रांक -11917 , दिनांक 14.08.2015 द्वारा आवश्यक निदेश निर्गत किया गया 
तथा कालान्तर में दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया । संचालन पदाधिकारी के स्तर से भी इस 
हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया । विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के बावजूद श्री शर्मा संचालन पदाधिकारी के समक्ष 


उपस्थित नहीं हुए । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 दिसम्बर 2016 
तत्पश्चात् संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक -1623 / स्था०, दिनांक 07 .11. 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन 
समर्पित किया जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित बताया गया । 

4. विभागीय पत्रांक - 17791 , दिनांक 28. 12.2015 द्वारा प्रमाणित आरोपों पर श्री शर्मा से बचाव बयान / लिखित 
अभिकथन की माँग की गयी जो अप्राप्त रहा । इस क्रम में पुनः दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्हें 
स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया । परन्तु श्री शर्मा से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका । 

5. अन्ततः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन , उपलब्ध साक्ष्य एवं 
वस्तुस्थिति की समीक्षा की गयी जिसमें यह पाया गया कि कार्य स्थल से अनधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने , 
विज्ञप्ति प्रकाशित करने के बाद भी उपस्थित नहीं होने एवं सरकार के आदेश की अवहेलना करने संबंधी श्री शर्मा का 
कृत्य घोर अनुशासनहीनता एवं कदाचार का परिचायक है तथा उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार 
नियमावली - 1976 के नियम - 3 (1) के सर्वथा प्रतिकूल भी है । 

___ 6. उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री शर्मा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली - 1950 के नियम - 43 
( बी०) के तहत 100 % ( सौ प्रतिशत ) पेंशन कटौती करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय पत्रांक - 5055, दिनांक 06. 
04 . 2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया । बिहार लोक सेवा 
आयोग , पटना के पत्रांक -1276 दिनांक 25. 07. 2016 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा विनिश्चित दंड पर सहमति 
संसूचित की गयी । 

7. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री प्रभात शर्मा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 284 / 11, तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, 
बिहार लोक सेवा आयोग , पटना ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) के पेंशन से 100 % ( सौ प्रतिशत) की कटौती किये जाने का 
निर्णय संसूचित किया जाता है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1052 - 571 +10 -डी0टी0जी0I 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


